निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 ज्येष्ठ 1942 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 29 मई 2020 


( सं ० पटना 334) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

20 मई 2020 
सं ० 04 / HFA-26 / 19-917- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 
17.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास ( शहरी) प्रारंभ की गई । यह योजना बिहार राज्य के सभी 
नगर निकायों में 

लागू 

है । 
योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की 
कंडिका -2.1 में उल्लेख है कि “ जनगणना -2011 के अनुसार सभी सांविधिक एवं बाद में अधिसूचित किये गये कस्बे 
मिशन में शामिल होने के पात्र होंगे । 
नोट: राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सांविधिक कस्बा जो संबंधित नगर क्षेत्र को घेरता है, के संबंध में यथा अधिसूचित 
नियोजित क्षेत्र को इस मिशन में शामिल करने की छूट 

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0- 206/207 दिनांक -08.02.2019 द्वारा बिहार शहरी 
आयोजना तथा विकास अधिनियम , 2012 के धारा -9 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 
के नियम -9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल-619.73 वर्ग कि 0 मी 0 क्षेत्र को "पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र " 
घोषित किया गया है । इस पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र में दो शहरी प्रशासनिक इकाईयों के अतिरिक्त 151 ग्रामीण 
प्रशासनिक इकाईयों का क्षेत्र शामिल है । जिसका विवरण " पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र " के अधिसूचना के अनुसूची -1 पर 
अंकित है । 


होगी । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 मई 2020 
अतः वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास ( शहरी ) के लिए 
निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में " पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र " के सम्पूर्ण अधिसूचित 
क्षेत्र में “ प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास ( शहरी) " का घटक "ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी ( Credit 
Linked Subsidy Scheme ) " लागू करने का निर्णय एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है । भविष्य में सक्षम 
प्राधिकार द्वारा अधिसूचित “ पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र " में किसी भी तरह के उपांतरण एवं फेरबदल किये जाने की स्थिति 
में यह अधिसूचना अधिसूचित क्षेत्र मे स्वतः लागू समझा जायेगा । 
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू 

आदेश से . 


होगा । 


( ह ० ) अस्पष्ट , 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 334-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


